निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 आषाढ़ 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 575) पटना, शुक्रवार , 8 जुलाई 2016 


जल संसाधन विभाग 


09 


अधिसूचना 

8 जून 2016 
सं0 22 / नि०सि० (डिo ) - 14 - 02 / 2016 / 1052 _ श्री कबेर प्रसाद ( आई0 डी0 जे0 - 5450 ), अवर प्रमण्डल 
पदाधिकारी ( सहायक अभियन्ता), सोन नहर अवर प्रमण्डल, सहार के दिनांक 15.09.14 
अनुपस्थित रहने से संबंधित श्री आर0 के0 सिंह , माननीय संसद सदस्य , लोकसभा से प्राप्त पत्र के आलोक में 
विभागीय पत्रांक 1172 दिनांक 27.10. 14 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण पूछा गया । 

श्री कुबेर प्रसाद , अवर प्रमण्डल पदाधिकारी ( सहायक अभियन्ता), सोन नहर अवर प्रमण्डल, सहार (भोजपुर ) 
के पत्रांक 145 दिनांक 17.11.14 के माध्यम से प्रस्तुत स्पष्टीकरण में कहा गया कि उन्हें माननीय सांसद श्री आO 
के0 सिंह के पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम की सूचना नही थी जिसके चलते वे कार्यालय में उपस्थित नहीं थे । चूंकि 
खरीफ अवधि में किसानों का सिंचाई कार्य कराना महत्वपूर्ण कार्य होता है, इसी क्रम में वे ( श्री प्रसाद) दिनांक 15. 
09. 14 को अपने अधीनस्थ कनीय अभियन्ता श्री सुजीत कुमार एवं सचिव , कृषक समिति कोईलवर वितरणी के 
सहयोग से मौसमी मजदूरों के साथ कोईलवर वितरणी के 16 कि0 मी0 से 21 कि0 मी0 के बीच विभिन्न बिन्दुओं 
पर लगाए गए अवरोध ( गासी) को हटाने का कार्य कर रहे थे । 

श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त इस पर कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल , आरा 
से विभागीय पत्रांक 216 दिनांक 25. 02.15 द्वारा मंतव्य की मांग की गई । कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल , 
आरा के पत्रांक 835 दिनांक 04.04.15 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री कुबेर प्रसाद, सहायक अभियनता द्वारा 
नहरो में लगे अवरोध ( गासी) को हटवाने की बात कहना सत्य से परे है । दिनांक 15. 09.14 को श्री प्रसाद कार्यालय 
एवं कार्य क्षेत्र दोनों से अनुपस्थित थे । 

कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, आरा से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण 
स्वीकार योग्य नहीं पाया गया । 

ले की सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कुबेर प्रसाद, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी ( सहायक अभियन्ता), सोन 
नहर अवर प्रमण्डल, सहार की दिनांक 15.09.14 की अनधिकृत अनुपस्थिति के प्रमाणित आरोप के लिए सरकार के 
स्तर से निम्न निर्णय लिया गया है: 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 8 जुलाई 2016 
" श्री कुबेर प्रसाद, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी ( सहायक अभियन्ता), सोन नहर अवर प्रमण्डल , सहार के 
एक वर्ष में एक वेतनवृद्वि के समतुल्य राशि कुल 38964.00 रूपए ( अड़तीस हजार नौ सौ चौसठ ) मात्र की कटौती 
दो समान किस्तों में कर ली जाए " उक्त दण्डादेश पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है । 

उक्त निर्णय श्री कुबेर प्रसाद , अवर प्रमण्डल पदाधिकारी ( सहायक अभियन्ता), सोन नहर अवर प्रमण्डल , 
सहार को संसूचित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

श्यामानन्द झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 575 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


